रजिस्ट्री सं डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D. L.- 33004/99 


2 


-. 


"-. 


मयमा जपत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


Anima 


Wwwnxper 


भाग II - खण्ठ 3 - उप - खण्ड (1) 
PARTII - - Section 3 - Sub- section (i) 

. 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, अप्रैल 19, 2001 / चैत्र 29 , 1923 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 19, 2001/CHAITRA 29 , 1923 


सं . 182 ] 
No. 1821 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th April, 2001 


No. 2/ 2001-IATT 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2001 

सं . 2 / 2001 - आई. ए. टी . टी . 
सा . का .नि . 265( अ ) - वित्त अधिनियम, 1989 ( 1989 का 
13 ) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार इस बात से संतुष्ट होकर कि वायुयान अपहरण निरोधी प्रयोजनों 
को देखते हुए ऐसा करमा आवश्यक तथा अनिवार्य है, एतद्द्वारा इंडियन 
एयरलाइंस द्वारा निर्गत नि : शुल्क टिकट पर वायु मार्ग से अन्तर्देशीय यात्रा 
करने वाले स्काई मार्शलों को उक्त अधिनियम की धारा 42 की उपधारा 
( 1 ) के तहत प्रभारणीय अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर के भुगतान से छूट 
प्रदान करती है । 

[ फा . सं. 306 /12/ 2001 - वि. या . कर ] 

राजेन्द्र सिंह , अवर सचिव 


G . S. R. 265( E). - - Inexercise of the powers conferred 
by section 44 of the Finance Act, 1989 ( 13 of 1989 ), the 
Central Government, being satisfied that it is necessary 
and expedient so to do having regard to purpose of anti 
hijacking of aircrafts , hereby exempts the Sky Marshals 
performing inland journey by air on free tickets issued by 
Indian Airlines, from payment of inland air travel tax leviable 
under sub -section (1 ) of section 42 of the said Act. 

E. No. 306/12/2001-FTT ] 
RAJENDRA SINGH , Under Secy. 


1180G/ 2001 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications, Delhi- 110054 . 


